निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1051 ) पटना, मंगलवार , 15 सितम्बर 2015 


सं0 आई. सी . डी. एस . / 10035 / 10 - 2015 - 666/ मु० 

समाज कल्याण विभाग 
( आई. सी. डी. एस. निदेशालय ) 


संकल्प 


22 अगस्त 2015 
विषयः - समेकित बाल विकास सेवा ( आई. सी . डी. एस .) योजना के अन्तर्गत ऑगनबाड़ी सेविका , ऑगनबाड़ी सहायिका एवं 

संविदा पर नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके निकटतम आश्रित 
को 4 लाख ( चार लाख ) रूपये अनुग्रह अनुदान देने की स्वीकृति । 

समेकित बाल विकास सेवा ( आई. सी . डी. एस ) योजना के अंतर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर बच्चों, महिलाओं एवं 
किशोरी बालिकाओं को समेकित रूप से 6 सेवाऐं यथा - पूरक पोषाहार , स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ सेवाऐं , प्रतिरक्षीकरण, स्कूल 
पूर्व शिक्षा एवं पोषाहार - स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है । उक्त छ: सेवाओं के कार्यान्वयन का नाभिकीय बिन्दु 
ऑगनबाड़ी केन्द्र होता है, जिसका संचालन उक्त केन्द्र की ऑगनबाड़ी सेविका / सहायिका द्वारा किया जाता है । सम्प्रति 
राज्य के 544 बाल विकास परियोजनाओं में 86237 ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं 5440 मिनी, ऑगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है । 
प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एक ऑगनबाड़ी सेविका एवं एक ऑगनबाड़ी सहायिका का पद स्वीकृत है जबकि मिनी 
ऑगनबाड़ी केन्द्र पर एक ऑगनबाड़ी सेविका का पद स्वीकृत है । इसी प्रकार महिला पर्यवेक्षिकाओं के कुल सृजित पद 
के विरूद्व वर्ष 2010 में 3034 पद संविदा पर नियोजित होने वाले महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए कर्णाकित किया गया । 

__ 2. राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऑगनवाड़ी सेविका, ऑगनवाड़ी सहायिका एवं संविदा पर 
नियुक्त महिला पर्यवेक्षिका की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उनके निकटतम आश्रित को 4 लाख ( चार 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2015 
लाख) रूपये अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जायेगा । अनुग्रह अनुदान की राशि का शत् प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा 
वहन किया जायेगा । यह दिनांक 27.07.2015 के प्रभाव से लागू माना जायेगा । 

3. यह राशि बजट शीर्ष "2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण - 02 - समाज कल्याण - 102 - बाल कल्याण 
0322 - एकीकृत बाल विकास सेवाएँ ( आई.सी. डी. एस.) (विपत्र कोड P2235021020322 , पी0एफ0एम0एस0 
कोड - 9197 , विषय शीर्ष ( 31 02 ) अनुग्रह अनुदान मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा । 

4. उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 22.08. 2015 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है । ( संचिका संख्या - आई. सी . डी . 
एस / 10035 / 10 - 2015 के पृष्ठ संख्या - 12 / टि०) । 
5. संबंधित विभागों / पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाए । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

अमर नाथ मिश्र, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1051 -571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


